निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 429 ) 


9 ज्येष्ठ 1935 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 30 मई 2013 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

23 मई 2013 
सं0 भा०व०से० (स्था०) - 61 / 2008 - 1893 / प०व० - श्री अनिल कुमार प्रसाद , भा०व०से० (1988 ) को उनके 
विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के लंबित रहने के कारण पूर्णतया तदर्थ रूप से विभागीय अधिसूचना संख्या 1027 
दिनांक 21.04.2010 द्वारा प्रवर कोटि में प्रोन्नति तथा अधिसूचना संख्या 1039 दिनांक 22.04. 2010 द्वारा वन संरक्षक 
कोटि में प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी गयी थी कि इससे उन्हें नियमित प्रोन्नति का अधिकार नहीं होगा तथा यह 
विभागीय कार्यवाही के निर्णय से प्रभावी होगा । 

2. श्री अनिल कुमार प्रसाद , भा०व०से० (1988 ) तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमण्डल, 
दरभंगा एवं तिरहुत प्रसाद वन प्रमण्डल , मुजफ्फरपुर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का निस्तार विभागीय 
अधिसूचना संख्या 912 दिनांक 05.03. 2013 द्वारा किया गया है, जिसमें उन्हें समय वेतनमान में दो वर्ष तक दो स्तर 
तक कटौती की शास्ति इस निर्देश के साथ अधिरोपित की गयी है कि कटौती की इस अवधि के दौरान वे वेतनवृद्धि 
अर्जित नहीं करेंगे तथा यह कटौती उनकी भविष्य की वेतनवृद्धि अर्जित नहीं करेंगे तथा यह कटौती उनकी भविष्य की 
वेतनवृद्धि को स्थागित करने के रूप में प्रभावी नहीं होगी । 

___ 3. श्री अनिल कुमार प्रसाद , भा०व०से० (1988 ) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में निर्णय के उपरान्त राज्य 
सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री प्रसाद को तदर्थ रूप से दी गयी प्रवर कोटि एवं वन संरक्षक कोटि प्रोन्नति को 
निरस्त करते हुए इन्हें वापस कनीय प्रशासनिक कोटि में प्रत्यावर्तित ( Revert ) किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 429 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


